निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 322 ) 


20 आषाढ़ 1934 ( AO ) 
पटना, बुधवार , 11 जुलाई 2012 


वाणिज्य कर विभाग 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


अधिसूचनाएं 

11 जुलाई 2012 
एस0ओ0 120 , दिनांक 11 जुलाई 2012 — बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की 
धारा - 15 की उप - धारा ( 4) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल 
वाणिज्य कर विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या एस0 ओ0 - 45 , दिनांक 4 मई, 2006 को 
निम्नवत् संशोधन करते हैं , यथा 

संशोधन 
1. वाणिज्य कर विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या एस0 ओ0 - 45, दिनांक 4 मई , 2006 में 
उपाबद्ध तालिका निम्नलिखित तालिका द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी: 

तालिका 


उप 


उत्पादन 


प्रस्तावित समाहितीकरण की राशि 


क्षमता 


पटना, मुजफ्फरपुर , भागलपुर, गया एवं | 45 लाख ईट 
दरभंगा जिलों के शहरी क्षेत्र 


वर्ष 2012 - 13 के लिए रु0 1,25,000. 00 
वर्ष 2013 -14 के लिए रु0 1,38,000 .00 
वर्ष 2014 - 15 के लिए रु0 1, 52,000.00 
वर्ष 2015 - 16 के लिए रु0 1,67,000.00 


बिहार गजट ( असाधारण ), 11 जुलाई 2012 
उत्पादन 

प्रस्तावित समाहितीकरण की राशि 


वर्ग 


क्षमता 


अन्य शहरी क्षेत्र 


35 लाख ईट 


वर्ष 2012 - 13 के लिए रु0 1, 00, 000. 00 


वर्ष 2013 - 14 के लिए रु0 1, 10,000. 00 
वर्ष 2014 - 15 के लिए रु0 1, 21,000.00 
वर्ष 2015 - 16 के लिए रु0 1,33,000.00 


ग्रामीण क्षेत्र 


25 लाख ईट 


वर्ष 2012 - 13 के लिए रु0 75, 000.00 
वर्ष 2013 - 14 के लिए रु0 83 ,000.00 
वर्ष 2014 - 15 के लिए रु0 91,000.00 
वर्ष 2015 - 16 के लिए रु0 1, 00, 000.00 


2. यह अधिसूचना निर्गमन की तिथि से प्रभावी होगा । 


[ संचिका सं0 वैट - 8 / 2005 खंड II - 5413 ( अनु० ) ] 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 


सुधीर कुमार , 
वाणिज्य कर आयुक्त - सह - प्रधान सचिव । 

11 जुलाई 2012 
एस0ओ0 121, एस0ओ0 120 , दिनांक 11 जुलाई 2012 का अंग्रेजी में निम्नलिखित 
अनुवाद बिहार - राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय 
सविधान के अनुच्छेद - 348 के खंड (3 ) के अधीन अंग्रजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा 
जायेगा । 


[ संचिका सं0 वैट - 8 / 2005 खंड II - 5413 ( अनु० ) ] 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

सुधीर कुमार , 
वाणिज्य कर आयुक्त - सह - प्रधान सचिव । 


The 11th July 2012 
S .O . 120 , dated 11th July 2012 — In exercise of the powers 
conferred by sub- section ( 4 ) of section 15 of Bihar Value Added Tax 
Act, 2005 the Governor of Bihar is pleased to amend notification number 
S .O . 45 , Dated the 4th May , 2006 issued by the Commercial Taxes 
Department in the following way , namely 

Amendment 
1. The Table appended to notification number S . O . 45 , Dated the 4th 
May , 2006 issued by the Commercial Taxes Department shall be 
substituted by the following Table : 


Par JJC (37HTETRUT), 11 Jelg 2012 


3 


Table 


Sl. 
No . 
( 1 ) 


Classes Production Amount of composition money 

Capacity 
( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) 
Urban areas 45 lacs For the Year of 
of Patna, bricks 

2012 - 13 Rs. 1 ,25 ,000 . 00 
Muzaffarpur, 

2013 - 14 Rs. 1 , 38000 . 00 
Bhagalpur , 

2014 - 15 Rs. 1 ,52 ,000 . 00 
Gaya , 

2015 - 16 Rs. 1 ,67,000 . 00 
Darbhanga 
districts 
Other urban 35 lacs For the Year of 
areas bricks 

2012 - 13 Rs. 1 , 00 ,000 .00 
2013 - 14 Rs. 1 , 10 ,000 . 00 
2014 - 15 Rs. 1 ,21 , 000 . 00 

2015 - 16 Rs. 1 , 33 ,000 .00 
Rural areas 25 lacs For the Year of 
bricks 

2012 - 13 Rs . 75 ,000 . 00 
2013 - 14 Rs. 83 , 000 . 00 
2014 - 15 Rs. 91 ,000 .00 
2015 - 16 Rs. 1 ,00 , 000 . 00 


2 . 


This notification shall come into force with effect from the date of 


issue . 


[ File No. VAT - 8 /2005 Part II — 5413 (Anu.) ] 
By order of Governor of Bihar . 

SUDHIR KUMAR , 
Commissioner -cum - Principal Secretary 


Commercial Taxes . 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PFRE JUIC ( 31HTERUT ) 322 -571 + 1000 - Octoptoj 

Website : http : // egazette .bih .nic . in 


